निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 4 फरवरी 2015 


( सं० पटना 226 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2015 
सं0 वि०स० ( का० ) - 1/ 2011 -156/वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
पंचदश बिहार विधान - सभा में निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 64 , कदवा से निर्वाचित सदस्य श्री भोला राय , स०वि०स० की मृत्यु 
दिनांक 17.01.2015 के शाम छः बजे अपराह्न में हो जाने के फलस्वरूप 15वीं बिहार विधान - सभा का निर्वाचन क्षेत्र 
संख्या - 64 , कदवा दिनांक 18.01.2015 से रिक्त हो गया है । 
तदनुसार 15वीं बिहार विधान - सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 226 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


